रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 2 , 2018 / कार्तिक 11 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2 , 2018/ KARTIKA 11, 1940 


सं. 4431 ] 
No . 4431 ] 


NEW DEI 


संचार मंत्रालय 
( डाक विभाग ) 
( संपदा डिवीजन) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2018 


का . आ . 5643( अ). केन्द्रीय सरकार , सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 (1971 का 
40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का . अ. 1915 , 
तारीख 28 जनवरी , 1992 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप 
किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ( 3) में विनिर्दिष्ट, सरकार के निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनार्थ डाक विभाग में संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर पड़ने वाले और उसके स्तंभ ( 2) में उल्लिखित सर्कल में आने वाले सरकारी स्थलों के संदर्भ में या 
उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे , अर्थात : 

सारणी 
क्रम संख्या सर्कल का नाम अधिकारी का पदनाम 

प्रादेशिक अधिकारिता 
( 2 ) 

( 3) 
1. आंध्र प्रदेश सहायक पोस्टमास्टर जनरल ( सतर्कता ), मुख्य विजयवाड़ा , विशाखापत्तनम और कुरनूल क्षेत्र 

पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, आंध्र प्रदेश 

सर्कल , विजयवाड़ा -520013 
असम 

( क ) निदेशक , डाक सेवाएं (मुख्यालय), मुख्य सर्कल मुख्यालय , गुवाहाटी क्षेत्र के अंतर्गत 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , असम सर्कल , 
गुवाहाटी - 781001 
( ख) पोस्टमास्टर जनरल , डिब्रूगढ़ क्षेत्र, डिब्रूगढ़ - डिब्रूगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 
786001 


___ 


( 4 ) 


6536 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii )] 


सर्कल का नाम 


क्रम संख्या 

( 1) 


( 2 ) 


बिहार 


छत्तीसगढ़ 


दिल्ली 


गुजरात 


हरियाणा 


हिमाचल प्रदेश 


अधिकारी का पदनाम 

प्रादेशिक अधिकारिता 
( 3 ) 
वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर , पटना डिवीजन , बिहार सर्कल , पटना 
पटना- 801001 
सहायक निदेशक ।।, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल छत्तीसगढ़ सर्कल , रायपुर 
का कार्यालय , छत्तीसगढ़ सर्कल , रायपुर 
492001 
सहायक निदेशक ( सर्तकता और अन्वेषण), मुख्य दिल्ली सर्कल 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , दिल्ली सर्कल 
110001 
( क ) निदेशक , डाक सेवाएं ( मुख्यालय ), गुजरात सर्कल कार्यालय , अहमदाबाद 
सर्कल, अहमदाबाद - 380001 
( ख ) वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर , सिटी डिवीजन मुख्यालय क्षेत्र, अहमदाबाद 
अहमदाबाद -09 
( ग ) वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर , पश्चिमी वड़ोदरा वड़ोदरा क्षेत्र 
डिवीजन , वड़ोदरा 
( घ) वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर , राजकोट राजकोट क्षेत्र 
डिवीजन , राजकोट 
सहायक पोस्टमास्टर जनरल ( स्टाफ ), मुख्य हरियाणा सर्कल , अंबाला 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , हरियाणा 
सर्कल , अंबाला- 133001 
सहायक निदेशक (बिल्डिंग), मुख्य पोस्टमास्टर हिमाचल प्रदेश सर्कल , शिमला 
जनरल का कार्यालय, हिमाचल प्रदेश सर्कल , 
शिमला-171009 
सहायक पोस्टमास्टर जनरल , मुख्य पोस्टमास्टर झारखंड सर्कल, रांची 
जनरल का कार्यालय , झारखंड सर्कल , रांची 
834002 
सहायक निदेशक (बिल्डिंग) , मुख्य पोस्टमास्टर कर्नाटक सर्कल , बेंगलुरू 
जनरल का कार्यालय , कर्नाटक सर्कल , बेंगलुरू 
560001 
सहायक निदेशक (बिल्डिंग), मुख्य पोस्टमास्टर मध्य प्रदेश क्षेत्र 
जनरल का कार्यालय , मध्य प्रदेश सर्कल , भोपाल 
( क ) सहायक पोस्टमास्टर जनरल (व्यवसाय मुम्बई क्षेत्र 
विकास), मुम्बई क्षेत्र - 400001 
( ख ) सहायक निदेशक , डाक सेवाएं ( बिल्डिंग ), नवी मुम्बई क्षेत्र 
नवी मुम्बई क्षेत्र 
( ग ) सहायक निदेशक , डाक सेवाएं (बिल्डिंग), पुणे क्षेत्र के सभी विभागीय प्लॉट्स , डाकघर 
एडीपीएस - 1, पुणे क्षेत्र 

भवन और स्टॉफ क्वार्टर्स 
( घ ) सहायक निदेशक , डाक सेवाएं , एडीपीएस - गोवा क्षेत्र ( गोवा राज्य और महाराष्ट्र राज्य में 
1, गोवा क्षेत्र 

सांगली , कोल्हापुर, रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग 

जिला ) 
( ड .) सहायक निदेशक, डाक सेवाएं , औरंगाबाद औरंगाबाद क्षेत्र 
क्षेत्र 


झारखंड 


कर्नाटक 


मध्य प्रदेश 


महाराष्ट्र 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सर्कल का नाम 


क्रम संख्या 

( 1) 


( 2 ) 


अधिकारी का पदनाम 

प्रादेशिक अधिकारिता 
( 3 ) 
( च ) सहायक निदेशक , डाक सेवाएं -।। ( बिल्डिंग), नागपुर क्षेत्र 
क्षेत्रीय कार्यालय , नागपुर 


पूर्वोत्तर 


ओडिशा 


15. 


पंजाब 


राजस्थान 


उत्तर प्रदेश 


( क ) निदेशक, डाक सेवाएं , (मुख्यालय ) मुख्य मुख्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , पूर्वोत्तर 
सर्कल, शिलांग - 793001 
( ख ) पोस्टमास्टर जनरल , अगरतला क्षेत्र पूर्वोत्तर-। क्षेत्र 
( ग) पोस्टमास्टर जनरल , दीमापुर क्षेत्र पूर्वोत्तर-।। क्षेत्र 
सहायक पोस्टमास्टर जनरल (सतर्कता ), मुख्य ओडिशा सर्कल , (जिसमें ओडिशा राज्य भी 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , ओडिशा समाविष्ट है ) 
सर्कल , भुवनेश्वर -751001 
( क ) सहायक पोस्टमास्टर जनरल ( स्टाफ ), मुख्य पंजाब सर्कल , चंडीगढ़ 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , पंजाब सर्कल , 
चंडीगढ़ -160002 
( ख ) सहायक निदेशक, डाक सेवाएं -1, पश्चिमी पश्चिम पंजाब क्षेत्र 
पंजाब क्षेत्र 
सहायक पोस्टमास्टर जनरल ( सतर्कता / अन्वेषण ), राजस्थान सर्कल , जयपुर 
मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , 
राजस्थान सर्कल , जयपुर - 302007 
( क )निदेशक , डाक सेवाएं ( मुख्यालय ) 

सर्कल कार्यालय संबंधी मामलों के प्रशासनिक 

नियंत्रणाधीन परिसर , लखनऊ 
( ख ) निदेशक , डाक सेवाएं , लखनऊ क्षेत्र लखनऊ क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर 
( ग ) निदेशक, डाक सेवाएं , आगरा क्षेत्र 

आगरा क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर 
( घ) निदेशक , डाक सेवाएं , इलाहाबाद क्षेत्र इलाहाबाद क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 

परिसर 
( ड .) निदेशक , डाक सेवाएं , बरेली क्षेत्र 

बरेली क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर 
( च ) निदेशक , डाक सेवाएं , गोरखपुर क्षेत्र 

गोरखपुर क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 

परिसर 
( छ ) निदेशक, डाक सेवाएं , कानपुर क्षेत्र कानपुर क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर 
( ज ) निदेशक , डाक सेवाएं , वाराणसी क्षेत्र वाराणसी क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 

परिसर 
डिवीजनल उप प्रबंधक ( डाक जीवन बीमा), उत्तराखंड सर्कल , देहरादून 
कनिष्ठ समय वेतनमान अधिकारी , मुख्य 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , उत्तराखंड 
सर्कल , देहरादून -248001 
( क) सहायक निदेशक (बिल्डिंग ), मुख्य तमिलनाडु सर्कल , चेन्नई 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , तमिलनाडु 
सर्कल , चेन्नई -600002 
( ख ) वरिष्ठ लेखा अधिकारी ( प्रशा.), महाप्रबंधक महाप्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर 
का कार्यालय ( डाक लेखा एवं वित्त ), चेन्नई 

( डाक लेखा और वित्त ), चेन्नई 
( ग ) सहायक निदेशक ( डाक और स्थापना), पोस्टमास्टर जनरल मध्य क्षेत्र के प्रशासनिक 


18 . 


उत्तराखंड 


19 . 


तमिलनाडु 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


सर्कल का नाम 


क्रम संख्या 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


20 . 


तेलंगाना 


अधिकारी का पदनाम 

प्रादेशिक अधिकारिता 

( 4 ) 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , मध्य क्षेत्र , नियंत्रणाधीन परिसर, त्रिची 
त्रिची 
( घ ) सहायक निदेशक (डाक और स्थापना), पोस्टमास्टर जनरल दक्षिणी क्षेत्र के प्रशासनिक 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , दक्षिणी क्षेत्र . नियंत्रणाधीन परिसर , मदुरै 
मदुरै 
( ड. ) सहायक निदेशक ( डाक और स्थापना), पोस्टमास्टर जनरल पश्चिमी क्षेत्र के प्रशासनिक 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिमी क्षेत्र नियत्रणाधीन परिसर , कोयम्बतर 
कोयम्बतूर 
( क ) सहायक पोस्टमास्टर जनरल (वित्तीय सर्कल मख्यालय . हैदराबाद 
सेवाएं और व्यवसाय विकास), मुख्य पोस्टमास्टर 
जनरल का कार्यालय , तेलंगाना सर्कल , हैदराबाद 
( ख ) निदेशक , डाक सेवाएं ( हैदराबाद क्षेत्र ), हैदराबाद क्षेत्र 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, हैदराबाद क्षेत्र 
( ग ) निदेशक , डाक सेवाएं ( मुख्यालय क्षेत्र ), मुख्यालय क्षेत्र , हैदराबाद क्षेत्र 
पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय , क्षेत्र , 
हैदराबाद 
( क ) सहायक पोस्टमास्टर जनरल ( डाक और मुख्यालय क्षेत्र तथा डाक एवं व्यवसाय क्षेत्र 
व्यवसाय विकास ), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का ( अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डिवीजन 
कार्यालय , पश्चिम बंगाल सर्कल , कोलकाता - 

तथा सिक्किम डिवीजन में स्थित परिसरों को 

छोड़कर ) 
700012 
( ख ) निदेशक , डाक सेवाएं , कोलकाता क्षेत्र, पोस्टमास्टर जनरल , कोलकाता क्षेत्र के 
कोलकाता - 700012 

प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर 
( ग ) निदेशक , डाक सेवाएं , दक्षिण बंगाल क्षेत्र , पोस्टमास्टर जनरल , दक्षिणी बंगाल क्षेत्र के 
कोलकाता - 700012 

प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर 
( घ ) निदेशक , डाक सेवाएं , उत्तरी बंगाल क्षेत्र , पोस्टमास्टर जनरल , उत्तरी बंगाल क्षेत्र के 
सिलीगुड़ी- 734001 

प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परिसर 
( ड. ) डाक उप अधीक्षक, सिक्किम डिवीजन , पोस्टमास्टर जनरल , सिक्किम राज्य के प्रशासनिक 
गंगटोक- 737101 

नियंत्रणाधीन परिसर 
( च ) डाक उप अधीक्षक , अंडमान और निकोबार पोस्टमास्टर जनरल , अंडमान और निकोबार द्वीप 
द्वीप समूह डिवीजन , पोर्ट ब्लेयर - 744101 समूह ( संघ राज्य क्षेत्र ) क्षेत्र के प्रशासनिक 

नियंत्रणाधीन परिसर 

__ [ फा .सं. 2-119/90- बिल्डिंग] 
मनोरंजन सामल , सहायक महानिदेशक (बिल्डिंग ) 


21. 


पश्चिम बंगाल 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(Department of Posts ) 
(ESTATES DIVISION ) 

NOTIFICATION 

New Delh the , 2nd November, 2018 
S . O . 5643 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises ( Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act 1971 , (40 of 1971) and, in supersession of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Communications, number S .O . 1915. dated the 28 January 1992 , except as respects things done or 
omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby appoints , the following persons, being 


[ TT II - 005 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


gazetted officers of the Government, specified in column ( 3 ) of the Table below , to be the estate officer in the 
Department of Posts for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on estates officer by or under the said Act in respect of public premises falling in the territorial jurisdiction 
specified in the corresponding entry in column (4 ) of the said Table and falling in the Circle mentioned in column ( 2) 
thereof, namely : 

TABLE 


Name of Circle 


Designation of Officer 


Territorial Jurisdiction 


No . 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 
Andhra Pradesh 


Assam 


Bihar 


Assistant Postmaster General (Vigilance ), O / o Chief Vijayawada, Visakha- patnam 
Postmaster General, Andhra Pradesh Circle , 

and Kurnool Regions. 
Vijayawada - 520013 
(a ) Director of Postal Services (Head Quarters ), Olo Under Circle Head Quarters 
Chief Postmaster General Assam Circle , Guwahati- Guwahati Region . 
781001 
(b ) Postmaster General Dibrugarh Region , Dibrugarh - Under Dibrugarh Region . 
786001 
Senior Superintendent. of Post Offices , Patna Division Bihar Circle , Patna. 
Patna – 801001 
Assistant Director II Olo Chief Postmaster General Chhattishgarh 

Circle , 
Chhattishgarh Circle Raipur 492001 

Raipur . 
Assistant Director ( Vigilance & Investigations), Olo Delhi Circle . 
Chief Postmaster General Delhi Circle 110001 
(a ) Director Postal Services (Head Quarters) Gujarat Circle Office Ahmedabad . 
Circle Ahmedabad – 380001 
(b ) Senior Superintendent of Post Offices , City Head Quarters, Region 
Division Ahmedabad -09 

Ahmedabad 
(c ) Senior Superintendent of Post Offices, vadodara Vadodara Region . 
west Division , Vadodara 


Chhattishgarh 


Delhi 


6 . 


Gujarat 


Haryana 


| Himachal Pradesh 


Jharkhand 


Karnataka 


Madhya Pradesh 


Maharashtra 


(d ) Senior Superintendent of Post Offices, Rajkot Rajkot Region . 
Division . Rajkot 
Assistant Postmaster General (Staff) , O / O Chief | Haryana Circle , 
Postmaster General Haryana Circle , Ambala – 133001 | Ambala . 
Assistant Director (Buildings ), Olo Chief Postmaster Himachal Circle, 
General, Himachal Pradesh Circle , Shimla - 171009 Shimla . 
Assistant Postmaster General Olo Chief Postmaster Jharkhand Circle , 
General, Jharkhand Circle , Ranchi-834002 

Ranchi 
Assistant Director (Buildings ), Olo Chief Postmaster Karnataka Circle , 
General, Karnataka Circle , Bangaluru 560001 

Bangaluru . 
Assistant Director ( Building ) O /O Chief Postmaster Madhya Pradesh Region . 
General, Madhya Pradesh Circle , Bhopal 

(a ) Assistant Postmaster General , ( Business Mumbai Region . 
| Development) Mumbai Region - 400001 

(b ) Assistant Director Postal Services ( Buildings ), Navi NaviMumbai Region . 
Mumbai Region 
(c ) Assistant Director Postal Services (Buildings), All Departmental Plots , Post 
ADPS - 1, Pune Region 

Office Buildings and Staff 

quarters in Pune Region . 
(d ) Assistant Director Postal Services ,ADPS - 1, Goa Goa Region (Goa State and 
Region 

Sangli, Kolhapur, Ratnagiri 
and Sindhudurg Distt. in 

Maharashtra State ). 
(e) Assistant Director Postal Services, Aurangabad Aurangabad Region . 
Region 
(f) Assistant Director Postal Services, II ( Buildings), Nagpur Region . 
Regional Office , Nagpur 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


Si. 


Name of Circle 


Designation of Officer 


Territorial Jurisdiction 


No. 


( 1) 


( 2 ) 
North East 


| 14 . 


Odisha 


15. 


Punjab 


16 . 


Rajasthan 


| 17 . 


Uttra Pradesh 


( 3) 
(a ) Director Postal Services (Head Quarters) , Olo The Head Quarters North East 
Chief Postmaster General, North East Circle , Shillong - Region 
793001 

Shillong. 
(b ) Postmaster General, Agartala Region 

North East -I Region . 
(c ) Postmaster General, Dimapur Region 

North East-II Region . 
Assistant Postmaster General (Vigilance ) Olo Chief Odisha Circle comprising 
Postmaster General, Odisha Circle , Bhubneshwar - Odisha State . 
751001 
( a ) Assistant Postmaster General (Staff), Olo Chief | Punjab Circle , 
Postmaster General Punjab Circle , Chandigarh - 160002 | Chandigarh . 
(b ) Assistant Director Postal Service - 1, Punjab West Punjab West Region . 
Region 
Assistant Postmaster General (Vigilance/Inv), Olo Rajasthan Circle , 
Chief Postmaster General, Rajasthan Circle, Jaipur - Jaipur . 
302007 
(a ) Director Postal Services (Head Quarters) 

Premises under the 
administrative control of 
Circle office matters , 

Lucknow . 
(b ) Director Postal Services, Lucknow Region 

Premises under the 
administrative control of 

Lucknow Region . 
(c ) Director Postal Services, Agra Region 

Premises under the 
administrative control of 

Agra Region . 
(d ) Director Postal Services , Allahabad Region Premises under the 

administrative control of 

Allahabad Region . 
(e ) Director Postal Services, Bareilly Region 

Premises under the 
administrative control of 

Bareilly Region . 
(f) Director Postal Services, Gorakhpur Region Premises under the 

administrative control of 

Gorakhpur Region . 
( g) Director Postal Services, Kanpur Region 

Premises under the 
administrative control of 

Kanpur Region . 
(h ) Director Postal Services, Varanasi Region 

Premises under the 
administrative control of 

Varanasi Region . 
Deputy Divisional Manager (Postal Life Insurance ), | Uttrakhand Circle , 
Junior Time Scale Officer Olo Chief Postmaster Dehradun . 
General, Uttrakhand Circle Dehradun - 248001 


| 18 . 


Uttarakhand 


19 . 


Tamil Nadu 


(a ) Assistant Director ( Buildings) Olo Chief Tamil Nadu Circle, 
Postmaster General Tamil Nadu Circle Chennai 

Chennai. 
600 002 
(b ) Senior Accounts Officer (Admn ), Olo General Premises under the 
Manager (Postal accounts and Finance ) Chennai administrative control of 

General Manager (Postal 
Accounts and Finance ), 

Chennai. 
(c ) Assistant Director (Mails and Establishment) Olo Premises under the 
PMG Central Region Trichy 

administrative control of 
Postmaster General Central 

Region , Trichy. 
(d ) Assistant Director (Mails and Establishment) Olo Premises under the 
Postmaster General Southern Region Madurai 

administrative control of 


[ 911 II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Name of Circle 


Designation of Officer 


Territorial Jurisdiction 


No . 
(1 ) 


(2 ) 


Telangana 


(3 ) 

Postmaster General Southern 

Region , Madurai. 
( e ) Assistant Director (Mails and Establishment) Olo | Premises under the 
Postmaster General Western Region Coimbatore administrative control of 

Postmaster General Western 

Region , Coimbatore . 
(a ) Assistant Postmaster General (Financial Services Circle Head Quarters 
and Business Development), Olo Chief Postmaster Hyderabad . 
General Telangana Circle Hyderabad 
(b ) Director Postal Services (Hyderabad Region ) Olo Hyderabad Region . 
Postmaster General, Hyderabad Region 
(c ) Director Postal Services (Head quarter Region ) Head Quarters Region , 
Olo Postmaster General, Head Quarters Region Hyderabad Region . 
Hyderabad 


West Bengal 


( a ) Assistant Postmaster General (Mails and Business Head Quarters Region and 
Development) Olo Chief Postmaster General West Mail and Business 
Bengal Circle Kolkata 

Development Region except 
PIN 700012 

the premises situated in 
Andman and Nicobar Island 

and Sikkim Divisions. 
(b ) Director Postal Services, Kolkata Region , Kolkata | Premises under the 
PIN 700012 

administrative control of 
Postmaster General Kolkata 

Region . 
(c ) Director Postal Services, South Bengal Region , Premises under the 
Kolkata 

administrative control of 
PIN 700012 

Postmaster General South 

Bengal Region . 
(d ) Director Postal Services , North Bengal Region , Premises under the 
Siliguri 

administrative control of 
PIN 734001 

Postmaster General North 

Bengal Region . 
(e ) Deputy Superintendent of Posts Sikkim Division , | Premises under the 
Gangtok PIN -737101 

administrative control of 
Postmaster General Sikkim 

State . 
(f) Deputy Superintendent of Posts Andaman and Premises under the 
Nicobar Islands Division Port Blair 

administrative control of 
PIN 744101 

Postmaster General Andaman 
and Nicobar Islands (Union 
territory ) . 

[F .No 2 - 119 / 90 - Bldg. ] 
MANORANJAN SAMAL , Asstt. Dir . Genl. ( Building) 


Categories in the modele rotating 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


and print ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2018 .11. 10 
14 :06 :07 + 05 30 


Dijitally signed 


